सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3. श्री कुमार शैलेन्द्र , 

4. श्री ललित नारायण मंडल , 


13 पौष 1944 ( श ० ) 
( सं ० पटना 06 ) पटना , मंगलवार , 03 जनवरी , 2023 

बिहार विधान सभा सचिवालय 

अधिसूचना 

12 दिसम्बर , 2022 

सं ० वि ० स ० विशेष समिति - 01 / 2021-4090 / वि ० स०- सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - 1497 , 
दिनांक - 24.05.2021 एवं अधिसूचना संख्या - 3033 , दिनांक - 22.11.2021 के क्रम में सर्वसाधरण की जानकारी के लिए 
यह प्रकाशित किया जाता है कि सप्तदश बिहार विधन सभा के द्वितीय सत्र में श्रम संसाधन विभाग से संबंधित 
माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र एवं अन्य स ० वि ० स ० के ध्यानाकर्षण सूचना की जांच हेतु गठित विशेष समिति को 
अगले आदेश तक के लिए पुनर्जीवित किया जाता है 

1. श्री अरूण कुमार सिन्हा , 

2. श्री अरूण शंकर प्रसाद , 


5. श्रीमती प्रतिमा कुमारी , 

सभा सचिव इस समिति के सचिव होंगे । 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


स ० वि ० स ० 
स ० वि ० स ० 

स ० वि ० स ० 

स ० वि ० स ० 

स ० वि ० स ० 


संयोजक 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य । 


अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 
पवन कुमार पाण्डेय , 

प्रभारी सचिव | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

बिहार गजट ( असाधारण ) 06-571 + 30 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


